17 . . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 वैशाख 1937 ( श०) 
संख्या 14 राँची, बुधवार 

__ 22 अप्रैल, 2 0 15 ( ई०) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 18 9- 197 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ ... 


निकले 


190 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल , 20 15 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
27 फरवरी, 2015 


संख्या. 01 आश्वा0- 02/ 2015- 102 /वि0स0-. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 243 के अधीन 
माननीय अध्यक्ष ने झारखण्ड विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति से श्री जयप्रकाश भाई 
पटेल, सवि0स0 को विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री नागेन्द्र महतो, स0वि0स0 को सदस्य 
मनोनीत किया है । 


श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 अधिसूचना निर्गत की तिथि से सरकारी आश्वासन 
समिति के सदस्य नहीं रहे | 


झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 


सुशील कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव 


झारखण्ड विधान - सभा, रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल, 20 15 


191 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2014 


संख्या. यु0सं0खे0कू0 एवं पु०वि0स0-03 /14-1573 /वि0स0-. एतद द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन 
के नियम- 223 (1) एवं 252 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड 
झारखण्ड विधान सभा द्वारा युवा, संस्कृति खेलकूद एवं विकास समिति का गठन वर्ष 2014- 15 के 
लिए निम्न प्रकार से किया जाता है . 


01- श्री संजय प्रसाद यादव स0वि0स0 सभापति 
02 श्री समरेश सिंह 

स0वि0स0 सदस्य 
03 श्री गुरूचरण नायक 

स0वि0स0 सदस्य 
04 - श्री सुदेश कुमार महतो स0वि0स0 सदस्य । 

श्री संजय प्रसाद यादव, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे । 
समिति का कार्यकाल नई समिति के गठन तक होगा | 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2014 


संख्या. शून्यकाल. 19/ 2014- 1587 /वि0स0 . एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान- सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
233 (1) के अधीन माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने वर्ष 2014-15 के लिए झारखण्ड विधान 
सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार किया है: 


श्री सौरभ नारायण सिंह 


स0वि0स0 


सभापति 


श्री गुरूचरण नायक 


स0वि0स0 


सदस्य 


192 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल , 20 15 


श्री मिस्त्री सोरेन 


स०वि०स0 


सदस्य 


श्रीमती सीता सोरेन 


स0वि0स0 


सदस्या । 


श्री सौरभ नारायण सिंह, स0वि0स0 इस समिति के सभापति तथा सचिव इस समिति के 
सचिव होंगे । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नई समिति के गठन तक होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव 


झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2015 


संख्या: ध्या0 एवं अना0 प्र0 .07 1 20 15 - 18 8 / वि0 स0 .. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक - 26 मार्च 2015 को सदन मे श्री स्टीफन मराण्डी, स० वि० स० 
कि झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के कर्मियों को दी जानेवाली 
प्रोन्नति मे कथित रूप से अनियमितता बरते जाने विषयक ध्यानकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं 
सदन मे हुए वाद विवाद के आलोक मे उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान विधान 
सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम. 22 3(i) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा एक 
विशेष समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता हैं :.. 


1 - 


श्री दिनेश उराँव , 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा 


सभापति 


2- 


श्री सरयू राय , 


संसदीय कार्यमंत्री, झारखण्ड सरकार 


सदस्य 


श्री स्टीफन मराणडी , 


स०वि०स० 


सदस्य 


193 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल, 20 15 
श्री प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार 


4- 
सदस्य 


श्री दिनेश उराँव , अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा इस समिति की सभापति तथा सभा सचिव 
इसके सचिव होंगे । 

समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन माह का होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 


झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
7 अप्रैल, 2015 


संख्या. सा0प्र0स0 -1/ 2015- 42 /वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है झारखण्ड कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
266 (1) को शिथिल करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2015 -16 के लिए 
सामान्य प्रयोजन समिति का गठन निम्न रूप से किया गया है. 


श्री मनोज कुमार यादव 


स0वि0स0 


सभापति 


श्री राजकिशोर महतो 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री लक्ष्मण टुडू 


स0वि0स0 


सदस्य 


194 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल, 20 15 
श्री, मनोज कुमार यादव, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके 


सचिव होंगे । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष का होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 

झारखण्ड विधान सभा, रांची | 
-- -- -- -- -- -- 

अधिसूचना 
23 फरवरी, 20 15 


संख्या. प्राक्कलन - 01 / 15 - 78 /वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 239 के 
अधीन वर्ष 2015-16 के लिए झारखण्ड विधान की प्राक्कलन समिति का गठन निम्न प्रकार किया 
जाता है। 


01 . श्री राधाकृष्ण किशोर 

स0वि0स0 सभापति 
02. श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 सदस्य 
03. श्री मनीष जायसवाल 

स0वि0स0 सदस्य 
04 . श्री बादल 

स0वि0स0 सदस्य 
__ श्री राधाकृष्ण किशोर , स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होगे | 

समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष होगी । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव 


झारखण्ड विधान- सभा , रांची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल, 20 15 


195 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2014 


संख्या- स030स0-01 / 13 - 902/वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है झारखण्ड कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
241(1) के अधीन माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा ने झारखण्ड विधान सभा की सरकारी 
उपक्रम संबंधी समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है. 


सदस्य 


श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 सभापति 
श्री रामचन्द्र सहिस स0वि0स0 सदस्य 
श्री अनन्त प्रताप देव स0वि0स0 
श्री बड़कंवर गागराई स0वि0स0 सदस्य 

श्री संजय कुमार सिंह यादव स0वि0स0 सदस्य 
श्री मथुरा प्रसाद महतो , स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत हाने की तिथि से समिति के अगले गठन तक होगा | 


अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 
7 अगस्त, 2014 


संख्या आश्वा0-01/ 14- 9 14 /वि0स0 -. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 243 के अधीन 
माननीय अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति का गठन वर्ष 
2014-15 के लिए निम्न प्रकार से किया है . 


196 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल , 20 15 


श्री रघुवर दास, 


स0वि0स0 


सभापति 


श्री एनोस एक्का, 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री दुल्लू महतो, 


स0वि0स0 


सदस्य 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री संजय कुमार सिंह यादव , 
श्री निज़ामुद्दीन अंसारी, 


स0वि0स0 


सदस्य | 


श्री रधुवर दास, स0वि0स0 इस समिति की सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे । समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के अगले गठन तक के 
लिए होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 


23 फरवरी, 2015 


संख्या यु0सं0खे0कू0एवं पु0वि0स0-01 / 2015 . 34 /वि0स0 . एतद द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन के नियम- 223 (i) एवं 252 के अधीन प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय 
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा युवा संस्कृति, खेल कूद एवं पुस्तकालय विकास समिति का गठन 
गठन वर्श- 2015 - 16 के लिए निम्न प्रकार से किया गया है:. 


197 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 22 अप्रैल, 2015 
श्री नवीन जायसवाल, स0वि0स0 

सभापति 


श्री गणेष गंझू, 


स0वि0स0 


सदस्य , 


श्री संजीव सिंह , 


स०वि०स० 


सदस्य । 


श्री नवीन जायसवाल, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके 
सचिव होंगे समिति का कार्यकाल गठान की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची | 


अधिसूचना 


2 मार्च, 2015 


संख्या- म0बा0स0 - 01 / 15 - 73 /वि0स0-. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं0 . 50 , दिनांक 23 फरवरी, 2015 
के क्रम मे श्रीमती सीता सोरेन, स0वि0स0 को महिला एवं बाल विकास समिति का सदस्या शेष 
अवधि के लिए मनोनीत किया गया है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 14 ..50 | 


